रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल -33001 / 99 


REGD . NO . D. L -33001/99 


सत्यमेव जयता 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 25 ] 


नई दिल्ली, शनिवार , दिसम्बर 15 , 2001 / अग्रहायण 24, 1923 
NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 15 , 2001/AGRAHAYANA 24 , 1923 


No. 25 ] 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation 


भाग II - खण्ड4 
PART II — Section 4 


रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश 
Statutory Rules and Orders issued by theMinistry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 

नई दिल्ली , 15 नवम्बर , 2001 
का. नि . आ . 228 . - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, नौसेना 
मुख्यालय , अनुषाद अधिकारी (फ्रेंच/ अंग्रेजी ) भर्ती नियम , 1989 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया 
है या करने से लोपकिया गया है, रक्षा मंत्रालय, नौसेना मुख्यालय में अनुवाद अधिकारी (फ्रेंच/ अंग्रेजी ) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने 
के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, नौसेना मुख्यालय, अनुवाद से अधिकारी (फ्रेंच/ अंग्रेजी ) 
भी नियम , 2001 है । . 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद - संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से 
उपाषद्ध अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) से स्तम्भ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

___ 3. भर्ती की पद्धति, आयु - सीमा और अहंताएं आदि : - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु - सीमा , अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य 
बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ ( 5 ) से स्तम्भ ( 14 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हता : - वह व्यक्ति - 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है , या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

___ परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्पीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 


3709 GI / 2001 


( 695 ) 


696 


THE GAZETTEOFINDIA : DECEMBER 15, 2001/ AGRAHAYANA24, 1923 


PART II - SEC . 4] 


5. शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए 
जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की 
बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

6 . व्यावृत्ति : - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु - सीमा में छूट और अम्प रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय- समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व 
सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 
पद का . पदों की वर्गीकरण वेतनमान योग्यता के आधार सीधे भर्तीकिए 

सेवा में जोड़े गए वर्षों का 
नाम संख्या 

पर चयम या जाने वाले व्यक्तियों 

फायदा केन्द्रीय सिविल 
चयन - सह - ज्येष्ठता के लिए आयु सीमा 

सेवा ( पेंशन ) नियम, 
अथवा अचयम पद 

1972 के नियम 30 के 

अधीन अनुज्ञेय है या नहीं 
2 3 

4 5 

7 
अनुवाद 1 * ( 2001 ) साधारण 6500 - 200 - लागू नहीं होता 30 वर्ष से अधिक नहीं । 

नहीं 
कार्यभार केन्द्रीय सेवा, 10500 रु . 

टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार द्वारा 
(फ्रेंच/ अंग्रेजी ) के आधार समूह ख 

समय - समय पर जारी किए गए अनुदेशों 
पर परिवर्तन राजपत्रित, 

या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों 
किया जा अननुसचिवीय 

के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा 
सकता है । 

सकती है । 
टिप्पण 2: - आयु - सीमा अवधारित 
करने के लिए निर्णायक तारीख भारत 
में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने 
के लिए नियम की गई अंतिम तारीख 
होगी ( न कि वह अंतिम तारीख जो 
असम, मेघालय , अरुणाचल प्रदेश , 
मिजोरम , मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, 
सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के 
लाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल 

और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के 
पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार 
द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की गई हैं । 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
विहित आयु और शैक्षिक आर्हताएं प्रोन्नत 
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं 


परिवीक्षा की अवधि , यदि 
कोई हो . 


8 


लागू नहीं होता 


आवश्यक : 
I ( क ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से फ्रेंच भाषा में 

डिग्री या समतुल्य साथ ही अंग्रेजी एक अनिवार्य 
या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो , 


10 
सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों 
और पुनर्नियोजित सशस्त्र बल 
कार्मिकों के लिए दो वर्ष। 


या 


( ख ) (i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय मे अंग्रेजी एक 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : दिसम्बर 15, 2001/ अग्रहायण 24, 1923 


697 


8 


अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के साथ डिग्री या 

समतुल्य । 
( ii ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से 

फ्रेंच भाषा में दुभाषिए स्तर का समतुल्य डिप्लोमा 

या समतुल्य । 
II. फ्रेंच से अंग्रेजी या अंग्रेजी से फ्रेंच के अनुवाद कार्य में या 
फ्रेंच भाषा में पढ़ाने/ दुभाषिए/ अनुसंधान/लिखने में तीन वर्ष 

का अनुभव । 
टिप्पण 1 : – अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में 
संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । 
टिप्पण 2 : - अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा 
आयोग के विवेकानुसार अनुसचित जातियों और अनुसूचित 
जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती 
है ( है ) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की 
यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए 
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त 
संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / 
आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की 
प्रतिशतता 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे 
प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलम किया जाएगा 


_ 11 


प्रतिनियुक्ति / भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्नियोजन जिसके म हो 
सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


12 
प्रतिनियुक्ति : 
केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी : 
( क ) ( i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या 
( i ) जिन्होंने 5500 - 175 - 9000 रु. के या समतुल्य वेतनमान 

वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है ; या 
( iii ) जिन्होंने 5000 - 150 - 8000 रु . के या समतुल्य वेतममान 

__ वाले पदों पर छह वर्ष नियमित सेवा की है ; और 
( ख ) जिनके पास स्तंभ ( 8 ) के अधीन सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों 

के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है । 
टिप्पण: - प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के 
उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित 
किसी अन्य काडर बास्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 
तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए 
अधिकतम आयु सीमा आवदेन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 
पर्ष से अधिक नहीं होगी । 


सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति / पुनर्नियोजन : 


जूनियर कमीशंड आफिसर की प्रास्थिति के सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों 
के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर 


698 


THE GAZETTE OFINDIA: DECEMBER 15, 2001/ AGRAHAYANA 24, 1923 


PART II - SEC. 4 ] 


12 


सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और 
जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों 
को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस 
तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से नियुक्त किया जाना है । तत्पश्चात् उन्हें 
पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है । 


( सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवार्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन । ) 


14 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 

किया जाएगा 
13 
समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति 

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । 
( पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए ) : 
1. संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, 
रक्षा मंत्रालय 

अध्यक्ष 
2. निदेशक / उप सचिव , 

प्रशासनिक रूप से संबद्ध रक्षा मंत्रालय - सदस्य 
संबंधित निदेशालय, नौ सेना मुख्यालय, रक्षा 
मंत्रालय से कमांडर या समतुल्य प्रास्थिति का 
अधिकारी 

[ फा . सं. ए - 14794 /मुप्रअ/ आर - II ] 

एन . के. फूकन, उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 
MINISTRY OF DEFENCE 

• New Delhi, the 15th November, 2001 
S . R. O . 228. - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
supersession of the Ministry of Defence, Naval Headquarters, Translation Officer (French / English ) Recruitment Rules , 
1989 , except as respects things done or omitted to be done before such supersession , the President hereby makes the 
following rules regulating the method of recruitment to the posts of Translation Officer (French/ English ) in the Naval 
Headquarter , Ministry of Defence, namely : -- - 

1 . Short title and commencement.- ( 1 ) Those rules may be called theMinistry of Defence , Navel Headquarters , 
Translation Officer (French /English ) RecruitmentRules , 2001, 

( 2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 . Number of posts , classification and scale of pay. --- The number of the said post, its classification 
and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns ( 2 ) to ( 4 ) of the Schedule annexed to these 
rules . 

3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc . The method of recruitment to the said post, age 
limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5 ) to ( 14 ) of the said Schedule . 

4 . Disqualifications. - - No person ,-- 

(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or 

(b ) who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be cligible for appointment to the said post : 

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any 
person from the operation of this rule . 


( 40II - 


4 ) 


4817 TM 


: GR 


15 , 2001/37210144 24 , 1923 


699 


- 


- 


5. Power to relax — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , it 
may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission , relax 
any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons .. 


6 . Saving - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes, Ex - servicemen , Other Backward Classes and 
other Special Categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Governmçnt from time to time in 
this regard . 


Name of 
Post 


Age limit for direct 
recruits 


1 
Translation 
Officer 
(French / 
English ) 


SCHEDULE 
Number Classification Scale of Pay Whether selection 
of Posts 

by merit or selection - 
cum - scniority or 

non -sclection post 
2 3 

4 

5 
2 * (2001) GeneralCentral R $ 6500 Not applicable 
* Subject to Service,Group B 200 - 10500 
variation Non -Gazetted , 
dependent Non -Ministerial 
on workload . 


Not excecding 30 years . 
Note 1 : Relaxable for Government 
servants upto five years in accord 
ance with the instructions of 
orders issued by the Central 
Government. 
Note 2 : The crucial date for deter 
mining the age- limit shall be the clos 
ing date for receipt of applications 
from candidates in India (and not 
the closing date prescribed for 
those in Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , Mizoram , 
Manipur,Nagaland. Tripura , Sikkim , 
Ladakh Division of Jammu and 
Kashmir State , Lahaul and Spiti Dis 
trịct and Pangi Sub - division of 
Chamba District of Himachal 
Pradesh , Andaman and Nicober 
Islands or Lakshadweep ), 


Period of 
probation , 
if any 


Whether benefit Educational and 
of added years of other qualifications 
service admissible roquired for 
under Rule 30 of direct recruits 
the Central Civil 
Service (Pension ) 
Rules, 1972, 


Whether age and 
educational 
qualifications pre - 
scribed for direct 
recruits will apply 
in the case of pro 
motees 


Method of recruitment 
whether by direct 
recruitment or by promo 
tion or by deputation/ absorp 
tion and percentage 
of the posts to be filled 
by various methods 


8 


11 


No 


Not applicable 


Essential : 
I (a ) Degree in French with 

English as a compulsory 
or elective subject from a 
recognised University or 
equivalent ; 


Two years for Deputation / re - employment 
direct recruits of ex - servicemen failing 
and Armed which by direct recruitment 
forces Personnel , 
re -employed 


700 


THE GAZETTE OF INDIA :DECEMBER 15, 2001/AGRAHAYANA 24 , 1923 


PART IISec . 4 ] 


- 


LL . . 


. 


1 


1 


8 


OR 
(6 ) Degree with English as 

a compulsory or cloc 
tive subject from a 
recognised University 

or equivalent; 
(m ) Diploma equivalent to 

interpretership stan 
dard in French 
language from a 
recognised University 
or Institution or equiva 


lent. 


II . Three years experience in 
translation work from French to 
English or vice -versa or teaching 
interpretership / research /writing 
in French language. 
Note 1 : Qualifications are relaxable 
at the discretion of the Union Pub 
lic Service Commission in the case 
of candidates otherwise well 
qualified 
Note 2 : The qualification (s) re 
garding experience ( s ) is / are 
relaxable at the discretion of the 
Union Public Service Commission 
in the case of candidates belong 
ing to Scheduled Castes or 
Scheduled Tribes if, at any stage 
of selection , the Union Public 
Service Commission is of the 
opinion that sufficicnt number of 
candidates from these communi 
ties possessing the requisite ex 
pericnce arc not likely to be avail 
able to fillup the vacancies 
reserved for them . 


- 


In case of recruitment by promotion /deputation / 
absorption grades from which promotion / 
dcputation / absorption to be made 


If a Departmental Promotion 
Committoc exists, what is its 
composition 


Circumstances in 
which Union Public 
Service Commission 
is to be consulted in 
making recruitment 


12 


13 


14 


Deputation : 
Officers under the Central/State Governments : 
(a ) (i) holding analogous posts on regular basis; or 
( ü ) with three years experience in the scale of 

Rs. 5500 - 175 -9000 /- or equivalent or 


Group B Departmental Promotion Consultation with 
Committee 

Union Public Service 
(for considering confirmation ): Commission necessary 
1. Joint Secretary and Chief Administra 

tive Officer , Ministry of Defence - Chairman 


[ भाग II -- खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : दिसम्बर 15, 2001/ अग्रहायण 24, 1923 


701 


12 


13 


14 


( iii) with sixyears regular service in the post in 2. Director / Deputy Secretary, 

the scale of Rs. 5000 - 150 - 8000 or equivalent; Administratively concerned in the 
and 

Ministry ofDefence . --- Member 
(b ) possessing the educational qualifications and 3 . Officer of the status of Commander or 
experience prescribed for direct recruits under column (8 ). equivalent from the concerned Directorate , 
Note : Period of deputation including period of Navel Headquarters ,Ministry of Defence 
deputation in another ex -cadre post held immediately 

-Member 
preceding this appointment in the same or some other 
Organisations departmentof the Central Goverment 
shall ordinarily not to exceed three years . The maxi 
mum age limit for appointment by deputation shallbe 
not exceeding 56 years as on the closing date of the 
receipt of applications. 
for Armed Forces Personnel 
Deputation/ re employment 
The armed Forces Personnel of the status of Junior 
Commissioned Officer due to retire or who are to be 
transferred to reserve within a period of one year and 
having the requisite experience and qualifications 
prescribed under column ( 8 ) shall also be considered . 
Such persons would be given deputation terms upto 
the date on which they are due for release from the 
Armed Forces. Thereafter, they may be continued on 
re -employment terms. 
(Re-employment upto the age of superannuation 
with reference to civil posts ). 

[File No. A - 14794 /CAO /R - II ] 
N . K . PHUKAN , Dy . Chief Administrative Officer 


( रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग ) 

नई दिल्ली, 19 नवम्बर , 2001 
का . नि . आ . 229. - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा उत्पादन विभाग 
निरीक्षण महानिदेशालय समूह ग ( फोटोग्राफिक कर्मचारिवृन्द ) भर्तीनियम, 2000 को जहां तक उमका संबंध फोटोग्राफिक कर्मचारीवृन्द से है, उन 
बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया : ना है रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग 
( क्वालिटी आश्वासन निदेशालय ) में समूह ग अराजपत्रित अन्ननुसचिवीय पद गेष्ठ फोटोग्राफर श्रेणी II; पोटाग्राफर श्रेणी [ और फोटोग्राफर श्रेणी 
II के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग , महानिदेशक भवालिटी आश्वासन समूह 
ग अराजपत्रित अननुसचिवीय पद ज्येष्ठ फोटोग्राफर श्रेणी II ; फोटोग्राफर श्रेणी । और फोटोग्राफर श्रेणी II भर्तीनियम , 2001 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

- 2. पद -संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : -- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके पेतनमान वे होंगे , जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) से स्तम्भ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा और अर्हताएं आदि : -- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य 
खासें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ ( 5 ) से स्तम्भ ( 14 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 


702 


THE GAZETTEOFINDIA: DECEMBER 15, 2001/ AGRAHAYANA24, 1923 


PART II - SEC. 4 ] 


- 


- 


- 


लागू नहीं होता 


4. निरहंता : - यह व्यक्ति - 
( क ) जिसमे ऐसे व्यक्ति से जिसका पति पा जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 
( ख ) जिसमे अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति : -- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां पह उसके लिए 
जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

6. व्यावृत्ति : -- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों , भूतपूर्व सैनिकों , अन्य पिछड़े 
वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 
पद का पदों की वर्गीकरण वेतनमान चयन - पद सीधेभर्ती किए 

सेवा में जोड़े गए वर्षों का 
नाम संख्या 

अथपा जाने वाले व्यक्तियों 

फायदा केन्द्रीय सिविल 
अचयन पद के लिए आयु सीमा 

सेवा (पेंशन ) नियम, 
1972 के नियम 30 के 

अधीन अनुज्ञेय है या नहीं 
____ 2 3 4 5 

7 
ज्येष्ठ 12 *( 2001 ) साधारण 5000 -150 - चयन - सह - ज्येष्ठता 32 वर्ष तक केन्द्रीय सरकार द्वारा 
फोटोग्राफर " कार्यभार केन्द्रीय सेवा, 8000 रु . 

समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों 
श्रेणी II के आधार समूह ग 

या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों 
पर परिवर्तन अराजपत्रित, 

के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 
किया जा अममुसचिवीय 

शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित 
सकता है । 

जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों 
के लिए 45 वर्ष की जा सकती है । 
टिप्पण : - आयु- सीमा अवधारित 
करने के लिए निर्णायक तारीख भारत 
में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने 
के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख जो 
असम, मेघालय , अरुणाचल प्रदेश , 
मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, 
सिक्किम , जम्मू - कश्मीर राज्य के 
लदाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल 

और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के 
पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार 
द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की गई हैं ) । 
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की 
जाने वाली नियुक्ति की दशा में , आयु 
सीमा अपधारित करने के लिएनिर्णायक 
तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस 
तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने 
के लिए कहा गया है । 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : दिसम्बर 15 , 2001/ अग्रहायण 24 , 1923 


703 


परिवीक्षा की अवधि , यदि 
कोई हो 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 

विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत 

व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं 
8 
( i) ललित कला में डिग्री और 2 वर्ष का अनुभव 

लागू नहीं होता 
टिप्पण 1 : - अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में 
सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण 2 : - अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) सक्षम प्राधिकारी 
के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 
अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के 
किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए 
आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले 
उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की 
सम्भावना नहीं है । 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / 
आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की 
प्रतिशतता 


प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे 
प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा 


11 


12 


2/ 3 ( 66 - 2/ 3 % ) प्रोन्नति द्वारा और 1 / 3( 33- 1/3 % ) सीधी भर्ती द्वारा 


प्रोन्नति :-- ऐसा फोटोग्राफर श्रेणी I जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित 
सेवा की है । 
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में , जिन्होंने अपनी 
अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है , प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा 
हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु 
यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा, अपेक्षित 
अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से , इनमें से जो भी 
कम हो , कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित , 
जिन्होंने ऐसी अहंक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर 
श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी 
कर ली हो । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है , तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 
किया जायगा 


14 


लागू नहीं होता 


13 
( i) प्रोन्नति ( ii ) पुष्टिकरण के लिए समूह ग विभागीय प्रोन्नति 
समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 
1 . निदेशक ( प्रशासम ) क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय 
2. प्रशासन निदेशालय से कोई संयुक्त निदेशक 
3. तकनीकी निदेशालय से दो संयुक्त निदेशक 
4 . सहायक निदेशक / प्रशासन - 10 


अध्यक्ष 


सदस्य 
सदस्य 


3709 GI/ 2001 - 2 


704 


THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 15 , 2001/AGRAHAYANA 24 , 1923 


[ PART II - SEC. 4] 


5 


___ 7 
लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


1 

23 
2. फोटोग्राफर 18 * ( 2001 ) साधारण 4500 - 125 - अचयन 
श्रेणी I * कार्यभार केन्द्रीय सेवा, 7000 रु . 

के आधार समूह ग 
पर परिवर्तन अराजपत्रित , 
किया जा अमनुसचिवीय 
सकता है । 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


11 


प्रोन्नति द्वारा 


12 
प्रोन्नति : - ऐसा फोटोग्राफर श्रेणी II जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है । 
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में , जिन्होंने अपनी अहंक /पात्रता सेवा पूरी कर 
ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी 
विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अहंक /पात्रता सेवा , 
अपेक्षित अहंक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो , कम 
नहो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले 
ही पूरी कर ली है , अगली उच्चार श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि 
सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । 


___ 13 


14 
लागू नहीं होता 


प्रोन्नति के लिए समूह ग विभागीय प्रोन्नति 
समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 
1. नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण का नियंत्रक जो मुहरबन्द 

विशिष्टयां रखता हो ( ए एच एस पी ) 
2 . संबंधित ( ए एच एस पी ) से दो श्रेणी क अधिकारी 
3 . स्टेशन या पास के स्टेशन में स्थितकिसी अन्य क्वालिटी 

आश्वासन स्थापन से श्रेणी क अधिकारी 


अध्यक्ष 
सदस्य 


सदस्य 


लागू नहीं होता 


45 
3. फोटोग्राफर 29 * ( 2001 ) साधारण 4000 - 100 - लागू नहीं होता 
श्रेणी कार्यभार केन्द्रीय सेवा, 6000 रु . 

के आधार समूह ग 
पर परिवर्तन अराजपत्रित, 
किया जा अननुसचिवीय 
सकता है । 


18 से 27 वर्ष तक 
केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए 
अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी 
सेवकों के लिए शिथिल करके सामान्य 
अभ्यर्थियों की दशा मे 40 वर्ष और अनु 
सूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 
के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष की जा सकती है । 
टिप्पण : - आयु - सीमा अवधारित करने के 
लिएनिर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों 


[ भाग 1 - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : दिसम्बर 15 , 2001/ अग्रहायण 24 , 1923 


705 


1 


2 


3 


5 


6 


से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की 
गई अंतिम तारीख होगी । ( म कि पह अंतिम 
तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल 
प्रदेश , मिजोरम , मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, 
सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख 
खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति 
जिले तथा चम्बाजिले के पांगी उपखंड , 
अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के 
अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है । ) 
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने 
वाली नियुक्ति की दशा में , आयु सीमा 
अषधारित करने के लिए निर्णायक तारीख 
वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार 
कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा 
गया है । 


. .. . . . 


10 


नहीं 


दो वर्ष 


फोटोग्राफी में डिप्लोमा सहित मैट्रिक और संबंधित सेवा में 
2 वर्ष का अनुभाष 
टिप्पण 1 : – अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में 
सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । 
टिप्पण 2 : - अनुभव संबधी अर्हता ( अर्हताएं ) सक्षम प्राधिकारी 
के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 
अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के 
किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए 
आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले 
उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की 
सम्भावना नहीं है । 


71 


12 

12 
लागू नहीं होता 


सीधी भर्ती द्वारा 


13 


14 


लागू नहीं होता 


पुष्टिकरण के लिए समूह ग विभागीय प्रोन्नति 
समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 
1. स्थापन का प्रधान 
2. संबंधित स्थापन से दो अधिकारी 


- अध्यक्ष 
- सदस्य 


[ फा . सं . ए/ 86320/ फोटोग्राफिक/ डीजीक्यूए/ प्रशा- 10/ 2830/ डी ( क्यूए ) ] 

स . न. त्रिपाठी , उप सचिव 


706 


THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 15, 2001/ AGRAHAYANA 24 , 1923 

5 , 2001/ AGRAHAYANA 24 , 1923 


PART II 


Sec . 4 ] 


(Department of Defence Production and Supplies) 

New Delhi, the 19th November, 2001 


S . R 0 . 229 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
supersession of the Department of Defence Production , Directorate General of Inspection Group C (Photographic 
Staff) Recruitment Rules, 2000 , in so far as they relate to the posts of Photographic Staff except as respects things done 
or omitted to be done before such supersession , the President hereby makes the following rules regulating the method of 
recruitment to the Group C Non -Gazetted , Non -Ministerial posts (St. Photographer Grade- II , Photographer Grade- I 
and Photographer Grade - II in the Department of Defence Production and Supplies ) (Directorate General of Quality 
Assurance) namely : 


1. Short title and commencement ( 1 ) These rules may be called the Department of Defence Production and 
Supplies , Directorate Gencral Quality Assurance Group C Non -Gazetted Non -Ministerial posts (Senior Photographer 
Grade - II, Photographer Grade -I and Photographer Grade - II) Recruitment Rules , 2001, 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in thc Official Gazette . 


2 . Number of posts, classification and scale of pay. — The number of the said posts , their classifica 
tion and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2 ) to (4 ) of the Schedule annexed to 
these rules 


3 . Method of recruitment, age limit and qualifications etc . - - The method of recruitment age limit, qualifi 
cations and other matters relating thereto shall be as specified in columns ( 5) to ( 14 ) of the said Schedule . 


4 . Disqualification . — No person , 


( a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or 


( b ) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to any of the said posts : 

Provided that the CentralGovernmentmay , if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any 
person from the operation of this rule . 

5 . Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , 
it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any 
class or category of persons. 

6 . Saving. Nothing in thcsc rules shall affect reservation , relaxations of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castos , the Scheduled Tribes , Other than Backward Classes , Ex - servicemen , 
and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to 
time in this regard . 

SCHEDULE 


Classification 


Scale of Pay 


Age limit for direct 


Name of 
Post 


Number 
of posts 


Whether selection 
post or non 
selection post 


5 


1 

2 
1. Senior 12 * (2001) 
Photographer * Subject to 
Grade - II variation 

depending 
on workload . 


3 
General Central 
Scrvice Group C 
Non -Gazetted , 
Non -Ministerial 


Rs. 5000 - 150 - Selection -cum 
8000 . Seniority . 


Upto 32 years (Relaxable 
for Government servants 
upto the age of 40 years in 
the case of General Candi 
dates and 45 years in the of 
case of Candidates belong 
ing to Scheduled Castes 
and Scheduled Tribes in 


YEG 


7497 :f 


r 


15 , 2001/ 09749744 24 , 1923 


707 


[ MMTI - 4 ] 

1 


2 


accordance with instructions 
or orders issued by the 
Central Government). 
Note : -- The crucial date for 
determining the age limit 
shall be the closing date for 
receipt of applications from 
candidates in India (and not 
the closing date prescribed 
for those in Assam , 
Meghalaya , Arunchal 
Pradesh , Mizoram , 
Manipur, Nagaland , 
Tripura , Sikkim , Ladakh 
Division of Jammu and 
Kashmir State , Lahaul and 
Spiti district and Pangi Sub 
Division of Chamba District 
of Himachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar Is 
lands or Lakshadweep ). 
In the case of appointment 
through the Employment 
Exchanges, the crucial date 
for determining the age 
limit shall be the last date 
upto which the Employment 
Exchanges are asked to sub 
mit the names . 


Whether benefit 
of added years of 
service admissible 
under Rule 30 of 
the Central Civil 
Service (Pension ) 
Rules, 1972 


Educational and 
other qualifications 
required for 
direct recruits 


Period of 
probation , 
if any 


Whether age and 
educational 
qualifications pre - 
scribed for direct 
recruits will apply 
in the case of pro 
motees 


Method of recruitment 
whether by direct recruitment 
or by promotion or by depu 
tation /absorption and 
percentage of the vacancies 
to be filled 


10 


11 


Not applicable 


Two years 


2 /3 (66 - 2 / 3 % ) by 
promotion and 1/3 (33 - 1 / 3 % ) 
by Direct recruitment. 


(i) Degree in Fine Arts Not applicable 
and two years experience 
Note - 1 . Qualifications are 
rclaxable at the discretion 
of the competent authority 
in the case of candidates 
otherwise well qualified . 
Note -2 . The qualifications 
regarding experience are 
relaxable at the discretion 
of the competent authority 
in the case of candidates 
belonging to Scheduled 


708 


THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 15 , 2001/AGRAHAYANA 24 , 1923 


[PART II - SEC. 41 


Castes and the Scheduled 
Tribes, if at any stage of 
selection , the competent 
authority is of the opinion 
that sufficient number of 
candidates from these 
communities are not 
likely to be available to fill 
up the vacancies reserved 
for them . 


In case of recruitmentby promotion /deputation / 
absorption grades from which promotion / 
deputation/absorption to be made 


12 


14 


Promotion : 


Photographer Grade -I with 3 years regular 
Service in the grade 
Note : Where juniors who have completed their 
qualifying eligibility service are being considered 
for promotion , their seniors would also be consi 
dered for promotion provided they are not 
short of the requisites qualifying/eligibility 
service by more than half of such qualifying 
eligibility service or two years, whichever is 
less , and have successfully completed their 
probation period for promotion to the next 
higher grade along with their juniors who 
have already completed such qualifying 
eligibility service. 


If a Departmental Promotion Circumstances in which Union 
Committee exists, what is its Public Service Commission 
composition 

is to be consulted in making 

recruitment 
13 
Group C Departmental Promotion Not applicable 
Committee for (1) Promotion : 
( ii ) Confirmation , consisting of : 
Director (Adm ). 
Director General Quality Assurance 

- Chairman 
1 . Any Joint Director from Admn. Dte . 

- Member 
2 . Two Joint Directors from Technical 
Directorates 

- Member 
3. Assistant Director / Adm - 10 

- - Member 


3 


Not applicable 


2 . Photographer 18 + (2001 ) 
Grade- I * Subject 

to variation 
dependent 
on workload . 


General Central 
Service Group C 
Non -Gazetted , 
Non -Ministerial 


Rs. 4500 - 125 - Non - selection 
7000 . 


9 


10 


11 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


By promotion 


( 471 II - 405 4 ] 


PROFIT 697 : FGHAR 15 , 2001/04RT 24 , 1923 


709 


12 


Not applicable 


13 

14 
Group C Departmental Promotion 
Committee for promotion consisting of 
Controller of the nominated Authority 
holding sealed particulars 
(AHSP ) 

- Chairman 
(i) Two Gradc A officers of the 
concerned AHSP - Members 


Promotion : 
Photographer Grade-II with five years regular 
Service in the grade 
Note : Where juniors who have completed their 
qualifying/ eligibility service are being considered 
for promotion , their seniors would also be consi 
dered for promotion provided they are not short 
of the requisites qualifying /eligibility service 
by more than half of such qualifying /cligibility 
service or two years , whichever is less , and 
have successfully completed their probation 
period for promotion to the next higher grade 
along with their juniors who have already 
completed such qualifying/ eligibility service . 


( ii ) A Grade A Officer from other 
Directorate General Quality Assurance 
establishment located in the station or 
nearby station 

--Member 


Photographer 
Grade - II 


3 
General Central 
Service Group C 
Non -Gazetted , 
Non -Ministerial 


29 * ( 2001) 
* Subject to 
variation 
dependent 
on workload . 


Rs. 4000 - 100 - Not applicable 
6000 , 


18 -- 27 years (Relaxable 
for Government Servants 
upto the age of 40 years in 
the case of General Candi 
dates and 45 years in the 
case of Candidates 
belonging to Scheduled 
Castes and Scheduled 
Tribes in accordance with 
instructions or orders 
işsucld by the Central 
Government). 
Note : The crucial date for 
determining the age limit 
shall be the closing date for 
receipt of applications from 
candidates in India (and not 
the closing date prescribed 
for those in Assam , 
Meghalaya , Arunchal 
Pradesh , Mizoram , 
Manipur, Nagaland , 
Tripura , Sikkim , Ladakh 
Division of Jummu and 
Kashmir State , Lahaul and 
Spiţi district and Pangi Sub 
Division of Chamba District 
of Himachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar Is 
lands and Lakshadweep ). 
In the case of appointment 
through the Employment 
Exchange, the crucial date 
for determining the age 
limit shall be the last date 
upto which the Employment 
Exchanges are asked to sub 
mit the names . 


710 


THE GAZETTE OFINDIA : DECEMBER 15, 2001/ AGRAHAYANA 24, 1923 


PART II - SEC. 4 ] 


9 


10 


11 


Not applicable . 


No 


Two years 


By Direct Recruitment 


. 8 
Matriculation with Diploma 
in photography and 2 years 
experience in the relavant field . 
Note - 1 -Qualifications are 
relaxable at the discretion of the 
competent authority in the case 
of candidates otherwise well 
qualified . 
Note - 2 - The qualifications 
regarding experience are 
relaxable at the discretion of the 
competent authority in the case 
of candidates belonging to 
Scheduled castes and the 
Scheduled Tribes, if at any stage 
of selection , the competent 
authority is of the opinion that 
sufficient number of candidates 
from these communities are not 
likely to be available to fill up 
the vacancies reserved for them . 


12 


13 


14 


Not applicable 


Not applicable 


Group C Departmental Promotion 
Committee for confirmation , consisting of 
(i) Head of the Establishment - Chairman 
( ii ) Two Officers. fromthe concerned 
Establishment 

- Member 


[File No. A / 86320 /Photographic /DGQA / Adm - 10 /2830 / D (QA )] 

S . N . TRIPATHI, Dy. Secy. 


नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2001 
का . नि . आ . 230. -- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा उत्पादन विभाग 
क्वालिटी आश्वासन निदेशालय समूह ग और घ फोटोग्राफिक कर्मचारिवृन्द भर्ती नियम , 2000 को , उन बातों के सिवाय अधिकान्त करते हुए, 
जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग ( क्वालिटी आश्वासन निदेशालय ) में 
फोटोग्राफिक कर्मचारिश्रृन्द में समूह ग अराजपत्रित पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : -- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग क्वालिटी आश्वासन निदेशालय समूह ग 
और घ अराजपत्रित अननुसचिवीय ( फेरोप्रिंटर श्रेणी 1 और फेरोप्रिंटर श्रेणी II और फेरोप्रिंटर श्रेणी III ) भर्ती नियम , 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद- संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा, अर्हताएं आदि : - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा , अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य 
बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 

4 . निरर्हता : -- वह व्यक्ति , 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से , जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है , या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 


[ भाग - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : दिसम्बर 15 , 2001 / अग्रहायण 24, 1923 


711 


उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है , वहां वह 
उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी पर्ग या प्रपर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर 
सकेगी । 

6. व्यावृत्ति : - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों , भूतपूर्व सैनिकों, अन्य 
पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पद का नाम पदों की 

संख्या 


चयम पद अथवा 
अपयन पद 


सीधे भर्ती किए जाने वाले सेवा में जोड़े गए । 
व्यक्तियों के लिए आयु - सीमा वर्षों का फायदा केन्द्रीय 

सिविल सेवा (पेंशन ) 
नियम, 1972 के 
नियम 30 के अधीन 
अनुज्ञेय है या नहीं 


1 


2 


3 


4 


5 


अचयन 


लागू नहीं होता 


4000 - 100 - 
6000 रु. 


लागू नहीं होता 


1 2 

3 
1 . फैरो प्रिंटर 09 * साधारण 
श्रेणी - II ( 2001 ) केन्द्रीय सेवा, 

* कार्यभार समूह ग 
के आधार अराजपत्रित , 
पर परिवर्तन अननुसचिवीय 
किया जा 
सकता है । 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


परिवीक्षा की अवधि , 
यदि कोई हो 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत 
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं 

१ 
लागू नहीं होता 


8 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति 
द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलम द्वारा तथा 
विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों 
की प्रतिशतता 


प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / 
आमेलन किया जाएगा 


11 


प्रोन्नति द्वारा । 


12 
प्रोन्नति : - ऐसा फेरोप्रिंटर श्रेणी- II , जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है । 
टिप्पण 1 : 3050 - 75 - 4590 रु . के वेतनमान में ऐसा फोटोस्टेट प्रचालक जिसने उस 
श्रेणी में 8 वर्ष सेवा की है भी फेरोप्रिंटर श्रेणी -I की श्रेणी में प्रोन्नति के लिए पोषक प्रवर्ग 
में होगा । विद्यमान पदधारियों को केवल यह उपबंध लागू होगा और सभी विधमान 
पदधारियों को उस समय तक चालू रहेगा, फेरोप्रिंटर श्रेणी-1 के रूप में प्रोन्नत होंगे या 
प्रोन्नत के लिए बेकार नहीं हो जाते । 


3709GI/ 2001 - 3 


712 


THE GAZETTE OFINDIA : DECEMBER 15, 2001/ AGRAHAYANA 24, 1923 


[ PART II - SEC. 4 ] 


12 


टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में , जिन्होंने अपनी अहंक/ पात्रता सेवा 
पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के 
संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अहंक/ पात्रता 
सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम 
हो , कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अहंक/ पात्रता 
सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा 
की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । 


13 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना 

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा 
आयोग से परामर्शकिया जाएगा । 

__ 14 
प्रोन्नति के लिए समूह " ग " विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :--- लागू नहीं होता । 
(i ) मुहरबंद प्रविष्टियों को धारण करने वाले प्राधिकरण का नियंत्रक 

- अध्यक्ष 
( ii ) संबंधित एएचएसपी से दो श्रेणी क अधिकारी 
( iii ) स्टेशन में स्थित किसी अन्य क्वालिटी आश्वासन निदेशालय 

का श्रेणी क अधिकारी जिसके न हो सकने पर किसी अन्य 
रक्षा स्थापनों से एक अधिकारी 

- सदस्य 


S 


7 


3050 - 75 


अचयन 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


390 73 अचयनल 


1 2 3 

4 
2. फैरो प्रिंटर 18 * साधारण 
श्रेणी - II ( 2001 ) केन्द्रीय सेवा , 4590 रु. 

* कार्यभार समूह ग 
के आधार अराजपत्रित, 
पर परिवर्तन अननुसचिवीय 
किया जा 
सकता है । 


10 . 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


12 


प्रोन्नति द्वारा 


प्रोन्नति : - ऐसा फेरोप्रिंटर श्रेणी - III , जिसने उस श्रेणी में 4 वर्ष नियमित सेवा की है । 
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में , जिन्होंने अपनी अहंक / पात्रता सेवा पूरी 
कर ली है , प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध 
में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई. ऐसी अर्हक/ पात्रता 
सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम 
हो , कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता 
सेवा पहले ही पूरी कर ली है , अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा 
की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । 


[ भाग II -- खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : दिसम्बर 15, 2001/ अग्रहायण 24, 1923 


713 


14 


_ _ - - - 


13 
समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 
( i ) स्थापन का प्रधान 

- अध्यक्ष 
( ii ) संबंधित स्थापन से दो अधिकारी 

- सदस्य 


लागू नहीं होता । 


3. फेरोप्रिंटर 
श्रेणी - II 


2 

3 4 5 
35 * साधारण केन्द्रीय 2650 - 65 - लागू नहीं 
" कार्यभार के सेवा, समूह " प " 3500 - 70 - होता 
आधार पर अराजपत्रित, 4000 रु. 
परिवर्तन किया अमनुसचिवीय 
जा सकता है । 


18 से 27 वर्ष 

लागू नहीं होता 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी 
किए गए अनुदेशों या आदेशों 
के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 
शिथिल करके सामान्य अभ्यर्थियों 
की दशा में 40 वर्ष और अनुसूचित 
आति और अनुसूचित जनजाति के 
अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक 
शिथिल की जा सकती है । ) 
टिप्पण : -- आयु - सीमा अवधारित 
करने के लिए निर्णायक तारीख भारत 
में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने 
के लिएनियत की गई अंतिम तारीख 
होगी ( न कि वह अंतिम तारीख 
जो असम , मेघालय अरुणाचल 
प्रदेश, मिजोरम , मणिपुर , 
नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम , जम्मू 
कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, 
हिमाचल प्रदेश के लाहौल और 
स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के 
पांगी उपखंड, अंडमान और 
निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के 
अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई 


रोजगार कार्यालयों के माध्यम 
से की जाने वाली भर्ती की दशा 
में , आयु सीमा अवधारित करने 
के लिए निर्णायक तारीख वह 
अंतिम तारीख होगी जिस तक 
रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने 
के लिए कहा गया है । 


8 


10 


१ 
लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष के अनुभव सहित मिडिल स्कूल उत्तीर्ण 
टिप्पणी 1 : - - अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यथियों की दशा में 
सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पणी 2 : - अनुभव संबन्धी अर्हता ( अर्हताएं ) सक्षम प्राधिकारी 
के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों 
की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम 
पर प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को 
भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों 
के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । 


714 


THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 15 , 2001/ AGRAHAYANA 24 , 1923 


PART II - -Sec, 41 


12 


सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं होता 


13 


14 


लागू नहीं होता । 


पुष्टिकरण के लिए समूह " , " विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 
( i ) P97 YUM 

- 3732187 
( ii ) संबंधित स्थापन के दो अधिकारी 

-~ सदस्य 


( 49 . F . 1 / 8632014RITEV MARWANT - 10 /2830 / 61 ( 48 ) ] 

स . न . त्रिपाठी, उप सचिव 
New Delhi, the 19th November, 2001 
S . R . O . 230 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
supersession of the Department of Defence Production , Directorate General of Quality Assurance Group C and D 
(Photographic staff) Recruitment Rules , 2000 , as respects things done or omitted to be done before such supersession , 
the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitmentto the Group C Non -Gazetted in 
Photographic Staff in the Department of Defence Production and Supplies (Directorate General of Quality Assurance ) 
namely : 

1. Short title and commencement ( 1 ) These rules may be called the Department of Defence Production and 
Supplies, Directorate General Quality Assurance Group C and D Non - Gazetted Non -Ministerial posts (Fero Printer 
Grade-I, and Ferro Printer Grade- II and Phcra Printer Grade - III) Recruitment Rules, 2001 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 . Number of posts , classification and scale of pay. - - The number of the said posts , their classifica 
tion and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns ( 2 ) to ( 4 ) of the Schedule annexed to 
these rules. 

3. Methods of recruitment , age limit, qualifications etc . -- The method of recruitment, age limit, qualifica 
tions and other matters relating thereto shall be as specificd in columns (5) to (14 ) of the said Schedule . 

4 . Disqualification . No person , 

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or 

(b ) who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to any of the said posts : 

Provided that the CentralGovernment may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt any 
person from the operation of this rule . 

5. Power to relax. — Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do , it 
may , by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class 
or category of persons. 

6 . Saving . – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes , Other Backward Classes , ex - servicemen and 
other Special Categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in 
this regard 


SCHEDULE 


Name of 
Post 


Number 
of Posts 


Age limit for direct 
recruits 


6 


Classification Scale of Pay Whether selection or 

non - sclection post 
4 

5 
General Central Rs. 4000 - 100 - Non - Selection 
Service Group C 6000 , 
Non -Gazetted , 
Non -Ministerial 


Not applicable 


1 , Ferra 
Printer 
Grade- I 


09 * (2001) 
* Subject to 
variation 
dependent 
on workload . 


[ 77 II - 


4 ] 


TC9 


4 7 : HAR 15 , 2001/ TT44 24, 1923 


715 


9 
Not applicable 


10 
Not applicable 


11 
By Promotion 


Not applicable . 


Not applicable 


12. 


14 


Not applicable 


13 
Group C Departmental Promotion 
Committee for promotion consisting of 
(i ) Controller of the Authority 
holding sealed particulars Chairman 


( ii ) Two Grade A officers from 
concerned AHSP 

- Members 


Promotion 
Ferro Printer Grade - II with 8 years of Service 
in the grade 
Note : 1 Photostat operator in the pay scale of 
Rs. 3050 - 75 - 4590 with 8 years service in the 
grade will also be a feeder category for 
for promotion to the grade of Ferro Printer 
Grade 1. This provision will only be applicable 
to the exsiting incumbents and will be operative 
till such time all the existing incumbent are 
promoted as Ferro Printer Grade- 1 or wasted out. 
2 . Where juniors who have completed their 
qualifying/ elligibility service are being 
considered for promotion , their seniors would 
also be considered for promotion provided 
they are not short of the requiste qualifying 
eligibility service by more than half of such 
qualifying/digibility service or two years , 
whichever is less, and have successfully completed 
their probation period for promotion to the next higher 
grade along with their juniors who have already com 
pleted such qualifying /eligibility service . 


(iii ) A Grade A Officer from other 
DGQA establishment located in the station 
falling which an officer from other 
Defence Establishment - Member 


2 


Rs. 3050 -75. 
4590 . 


Non - selection 


2 . Ferro 
Printer 
Grade - II 


Not applicable 


18 * ( 2001) 
* Subject 
to variation 
dependent 
on workload . 


General Central 
Service Group C 
Non -Gazetted , 
Non -Ministerial 


9 


10 


11 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


By promotion 


13 


Promotion : 
Forro Printer Grade- III 
with 4 years regular 
service in the grade. 


14 
Group C Departmental Promotion Not applicable 
Committee consisting of 
(i ) Head of the Establishment - - Chairman 
( ii ) Two officers from concerned 
Establishments 

- Members 


Note : Where juniors who have completed their 
qualifying/ elligibility service are being 
considered for promotion , their seniors would 
also be considered for promotion provided 
they are not short of the requisite qualifying 
eligibility service by more than half of such 
qualifying / eligibility service or two years , 


716 


THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 15 , 2001/AGRAHAYANA 24 , 1923 


Part I - Sec . 4 ] 


12 


whichever is less , and have successfully completed 
their probation period for promotion to the nexthigher 
grade along with their juniors who have already com 
pleted such qualifying /eligibility service. 


6 


Not selection 


2 . Ferro 
Printer 
Grade- II 


Not applicable 


2 
18 * ( 2001) 
* Subject to 
variation 
dependent 
on workload . 


Rs. 3050 - 75 
4590 


3 
General Central 
Service Group C 
Non -Gazetted , 
Non -Ministerial 


11 


10 
Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


By promotion 


12 


13 


14 


Not applicable 


Group C Departmental Promotion 
Committee consisting of 
(1 ) Head of the Establishment Chairman 
(ii ) Two officers from the concerned 
Establishments -- Members 


Promotion : 
Ferro Printer Grade - III 
with 4 years regular 
service in the grade. 
Note : Where juniors who have completed their 
qualifying/ elligibility service are being 
considered for promotion , their seniors would 
also be considered for promotion provided 
they are not short of the requiste qualifying 
eligibility service by more than half of such 
qualifying/eligibility service or two years, 
whichever is less, and have successfully completed 
their probation period for promotion to the nexthigher 
grade along with their juniors who have already com 
pleted such qualifying /eligibility service. 


4 
Rs. 2650 -65- 
3 300 - 70 - 4000 


5 
Not applicable 


3. Ferro 
Printer 
Grade - II 


35 * (2001) 
* Subject to 
variation 
dependent 
on workload . 


General Central 
Service Group 

c 
Non -Gazetted , 
Non -Ministerial 


18 - 27 years (Relaxable 
for Government Servants 
upto the age of 40 years in 
the case of General Candi 
dates and 45 years in the 
case of Candidates 
belonging to Scheduled 
Castes and Scheduled 
Tribes in accordance with 
instructions or orders 
issueld by the Central 
Government). 
Note : - - The crucial date for 
determining the age limit 
shall be the closing date for 
receipt of applications from 
candidates in India (and not 


[ 11 11 - 3454 ) 


MIRO 17497 f 


15 , 2001/8722744 24, 1923 


717 


2 


3 


4 


5 


the closing date prescribed 
for those in Assam , 
Meghalaya , Arunchal 
Pradesh , Mizoram , 
Manipur, Nagaland , Tripura , 
Sikkim , Ladakh Division of 
Jummu and Kashmir State , 
Lahaul and Spiti district 
and Pangi Sub -Divi 
sion of Chamba District of 
Himachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar Is 
lands and Lakshadweep ). 
In the case of appointments 
through the Employment 
Exchange , the crucial date 
for determining the age 
limit shall be the last date 
upto which the Employment 
Exchanges are asked to sub 
mit the names . 


10 
Two years 


Not applicable . 


Not applicable 


By Direct Recruitment 


Middle School Pass with 
2 years experience in the 
relavant field . 
Note . - Qualifications are 
relaxable at the discretion of 
the competent authority in the 
case of candidates otherwise 
well qualified . 
Notc . — The Qualifications re 
garding experience are relaxable 
at the discretion of the compe 
tent authority in the case of 
condidates belonging to 
Scheduled casts and the 
Scheduled tribes, if at any stage 
of selection , the competent au 
thority is of thc opinion that suf 
ficient number of candidates 
from these communities are not 
likely to be available to fill up 
the vacancies reserved for them . 


12 


Not applicable 


13 

14 
Group D Departmental Promotion 

Not applicable 
Committee for confirmation consisting of - - 
(i) Head of the Establishment Chairman 
( ii ) Two Officers from the condcerned 
Establishments . 

- - Member 
( File No. A /86320 /Ferro Printer /DGQA/Admn- 10 /2830 /D (QA ) 

S . N . TRIPATHI, Dy. Secy. 


718 


THE GAZETTE OFINDIA: DECEMBER 15, 2001/ AGRAHAYANA 24 , 1923 


[ PART II - SEC . 4 ] 


नई दिल्ली 21 मवम्बर, 2001 
का . नि . आ . 231. - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
अधिसूचित करती है कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग - इन - चीफ , मध्य कमान द्वारा श्रीमती शकुन्तला गौतम, संयुक्त सचिव कानपुर विकास प्राधिकरण 
कानुपर का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, फतेहगढ़ में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है । 

[ फा. सं. 19/ 26 / फतेहगढ़ / सी/ डीई /2001 / 5091/ डी ( क्यू एंड सी ) ] 

डी . आर. मेहरा, अवर सचिव 
New Delhi , the 21st November , 2001 
S . R . O . 231. - In pursuance of Sub - Section ( 7 ) of Section 13 of the Cantonments Act 1924 ( 2 of 1924 ) the 
Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in themembership of the Cantonment Board , Fatehgarh 
by reason of resignation of Smt. Shakuntala Gautam , Joint Secretary , Kanpur Development Authority , Kanpur. 

[ F . No. 19/ 26/ Fatehgarh/ C/ DE/2001/ 5091/ D ( Q & C )] 

__ D. R. MEHRA, Under Secy. 
नई दिल्ली , 21 नवम्बर, 2001 
का. नि . आ . 232. - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
अधिसूचित करती है कि जिला मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 4 ) क खंड ( ख ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए श्री सत्य भान, नगर मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद को छावनी बोर्ड, फतेहगढ़ का सदस्य मनोनीत किया गया है । यह मनोनयन श्रीमती शकुन्तला 
गौतम , संयुक्त सचिव कानपुर विकास प्राधिकरण कानुपर के स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है । 

[ फा. सं. 19 /26 / फतेहगढ़/ सी/ डीई/2001 /5091 / डी ( क्यू एंड सी ) ] 

डी . आर. मेहरा, अवर सचिव 
New Delhi, the 21st November, 2001 
S . R. O . 232. -- In pursuance of Sub - Section ( 7 ) of Section 13 of the Cantonments Act , 1924, ( 2 of 1924 ) the 
CentralGovernment hereby notifies that Shri Satya Bhan , City Magistrate , Farrukhabad has been nominated as a member 
of the Cantonment Board , Fatehgrah by the District Magistrate , Farrukhabad in exercise of the powers conferred under 
clause (b ) of Sub - Soction (4 ) of Section 13 of that Act vice Smt. Shakuntala Gautam , Joint Secretary, Kanpur Development 
Authority , Kanpur. 

[ F. No . 19/ 26/ Fatehgrah/ C / DE/2001/ 5091/ D ( Q & C ) ] 

___ D . R. MEHRA, Under Secy . 
नई दिल्ली, 21 नवम्बर , 2001 
का .नि . आ . 233 . - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
अधिसूचित करती है कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग - इन - चीफ , मध्य कमान द्वारा मेजर आर. एस, रतरा का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण 
छावनी बोर्ड सागर में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है । 

[ फा. सं. 19 / 34 / सागर/ सी / डीई/2001 / 5092/ डी ( क्यू एंड सी ) ] 

डी . आर . मेहरा, अवर सचिव 
New Delhi, thc 21st November , 2001 
S . R . O . 233. — In pursuance of Şub - Section ( 7) of Section 13 of the Cantonment Act , 1924 of (2 of 1924 ) the 
Central Government hereby notifics that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board , Saugor by 
reasons of acceptance by the General Officer Commanding -in - Chief , Central Command of resignation of Major 
R. S . Ratra. 

[ F. No . 19 /34/ Saugor / C/ DE/ 2001/ 5092 / D ( Q & C )] 

D . R. MEHRA, Under Secy. 
नई दिल्ली, 21 नवम्बर , 2001 
का. नि . आ . 234. - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्धारा 
अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, सागर ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खंड ( च ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए मेजर आर. अमिल को छावनी बोर्ड, सागर का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोमयन मेजर आर. एस. रतरा के स्थान पर किया गया है जिनका 
त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है । 

[ फा . सं . 19 / 34 / सागर / सी/ डीई/2001 /5092/ डी ( क्यू एंड सी ) ] 

डी . आर. मेहरा, अवर सचिव 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : दिसम्बर 15, 2001/ अग्रहायण 24, 1923 


719 


- - - - - - 


New Delhi, the 21st November, 2001 
S. R. O . 234. - In pursuance of Sub - Section ( 7) of Section 13 of the Cantonment Act , 1924 ( 2 of 1924 ) the 
Central Government hereby notifies that Major R . Anil has been nominated as a member of the Cantonment Board , 
Saugor by the Station Commander , Saugor in exercise of the powers by conferred under clause ( e) of Sub -Section( 3) of 
Section 13 of that Act Vice Major R. S. Ratra whose resgination has been accepted . 

| F. No. 19/ 34/ Saugor/ C/ DE/ 2001/ 5092/ D ( Q & C )] 

D. R. MEHRA, Under Secy . 
नई दिल्ली , 21 नवम्बर , 2001 
का.नि . आ . 235 . -~- छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
अधिसूचित करती है कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग - इन - चीफ , मध्य कमान द्वारा ले. कर्नल लाल चन्द का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण 
छावनी बोर्ड, शाहजहांपुर में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है । 

[ फा . सं. 19/ 30 / शाहजहांपुर/ सी / डीई/ 2001/ 5094/ सी ( क्यू एंड सी ) ] 

डी . आर. मेहरा, अपर सचिव 


New Delhi, the 21st November, 2001 
S. R. O . 235.--.-In pursuance of Sub - Section ( 7) of Section 13 of the Cantonment Act , 1924 ( 2 of 1924) the 
Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board , Shahjanpur 
by reasons of acceptance by the General Officer Commanding- in -Chief, Central Command of resignation of Lt. Col. Lal 
Chand . 


[ F No. 19/30/ Shahjahanpur/ C / DE/ 2001/ 5094/ D ( Q & C ] 

D. R. MEHRA, Under Secy . 
नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2001 
का . नि . आ . 236. -- - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर , शाहजहांपुर ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( ) के खंड ( च ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए कर्नल एस. एफ . हक को छावनी बोर्ड, शाहजहांपुर का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन ले. कर्नल लाल चंद के स्थान पर किया गया 
है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है । 

[ फा. सं. 19/ 30/ शाहजहांपुर/ सी/ डीई/ 2001/ 5094 / डी ( क्यू एंड सी ) ] 

डी. आर. मेहरा, अवर सचिष 
New Delhi, the 21st November , 2001 
S . R . O . 236 . — In pursuance of Sub - Section ( 7 ) of Section 13 of the Cantonment Act, 1924 ( 2 of 1924 ) the 
Central Government hereby notifies that Col. S.F . Haquc has been nominated as a member of the Cantonment Board , 
Shahjahanpur by the Station Commander , Shahjahanpur in exercise of the pwers conferred under clausc (e ) of Sub 
Section ( 3) of Section 13 of that Act vice Lt. Col. Lal Chand whose resignation has been accepted , 

[ F. No. 19/30/ Shahjahanpur/ C/DE/ 2001/5094/ D( Q & C )] 

. D. R. MEHRA, Under Secy. 
नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2001 
का. नि . आ . 237. - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
अधिसूचित करती है कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग- इन - चीफ , मध्य कमान द्वारा कर्नल रजेश कोचर का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण 
छावनी बोर्ड, क्लैमेन्ट टाऊन में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है । 

[ फा. सं. 19 /59/क्लैमेन्ट टाऊन/ सी/ डीई/2001 /5093 / डी ( क्यू एंड सी ) ] 

डी . आर. मेहरा, अवर सचिव 


3709२ . ./- 4 


720 


_____ THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 15, 2001/ AGRAHAYANA 24, 1923 


PART II - SEC. 4 ] 


- - 


- - 


No . 1bi, 2199 Norstattet , 001 
S .RO 31 . - 1. Outsit CT Sus Section ( 7 ) of Section is of the Captcrunents Act, 1924 (2 of 1974 ) tho 
Central Govertimenthereby notifies that a vacancy has occurred in the raenibership of the Cantonment Board , Clement 
Icon by casons of acceptanceby the Garieral Officer Comaanding- in - Chief, Central Command of resignauon of Col . 
Rajesh Kcchihar . 

[ F. No. 19/ 59/ Clement Town/ C /DE/ 2001/ 5093 / D ( Q & C )] 

_ _ D. R . MEHRA, Under Secy . 
नई दिल्ली, 21 नवम्बर , 2001 
का . नि . आ . 238. - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर , क्लैमेंट टाऊन ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खंड ( च ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए कर्नल के. सी . पन्त को छावनी बोर्ड, क्लैमेंट टाऊन का सदस्य मनोनीत किया गया है । यह मनोनयन कर्नल. रजेश कोचर के स्थान पर किया 
गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है । 

[ फा. सं. 19/59/ क्लैमेंट टाऊन/ सी / डीई /2001/5093/ डी ( क्यू एंड सी ) ] 

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव 
New Delhi , the 21st November, 2001 
S. R . O . 238. ---In pursuance of Sub - Section ( 7) of Section 13 of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924 ) the 
Central Government hereby notifies that Col. K . C . Pant has been nominated as a member of the Cantonment Board , 
Clement Town by the Station Commander, Clement Town in exercise of the powers conferred under clause (c ) of Sub 
Section ( 3) of Section 13 of that Act vice Col, Rajesh Kochhar whose resignation has been accepted . 

[ F. No. 19/ 59 / Clement Town/ C / DE/ 2001 / 5093 / D ( Q & C ] 

___ D. R. MEHRA, Under Secy . 

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2001 
का . नि . आ . 239. -~- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सेना ( आशुलिपिक 
श्रेणी -1 ) भर्ती नियम, 1985 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांस करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया 
है, सैनिक इंजीनियर सेवा, रक्षा मंत्रालय में आशुलिपिक श्रेणी -I के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते 
हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. -- ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सैनिक इंजीनियर सेवा ( आशुलिपिक श्रेणी - I) भर्ती नियम, 2001 


3 . 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
पद - संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध 
अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं । 
भर्ती की पद्धति आयु - सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : उपस पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा, अर्हताएं और संबंधित अन्य 
बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 
निरर्हता : वह व्यक्ति 
( क ) जिसने, ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागु स्वीय 
विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति .- - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीधीन है, वहां वह उसके 
लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 


- 


- 


- 


[ भाग II - खण्ड 4 ] भारत का राजपत्र : दिसम्बर 15 , 2001/ अग्रहायण 24 , 1923 

721 
6. व्यावृत्ति . - इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षण, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिमका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य 
विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


अनुसूची 


- 


- 


- 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों की 
संख्या 


योग्यता या चयन - सीधे भर्ती किए सेवा में जोड़े गए वर्षों का 
सह - ज्येष्ठता के जाने वाले व्यक्तियों फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा 
आधार पर चयन के लिए आयु- सीमा (पेंशन ) नियम, 1972 के नियम 
अथवा अचयन पद 

30 के अधीन अनुज्ञेय है या 


नहीं 


- 


- - - - 


- - - - 


- - - 


- - . 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


1 2 3 4 5 
1. आशुलिपिक 107 * साधारण केन्द्रीय 5500 - 175 - अचयन 
श्रेणी- 1 ( 2001 ) सेवा समूह ख 9000 रु. 

* कार्यभार के अराजपत्रित 
आधार पर अननुसचिवीय 
परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 

- - - - -- - - - - - - - - - - -- 


-- - 


- 


- - - - -- - 


- 


- - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - -- 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


परिवीक्षा की अवधि , यदि 
कोई हो 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत 
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी 

- - -- - - - - - - -- 


- -- 


- 


- - - - - - - - -- 


- 


- - -- 


- - - - - - 


- - -- - - - -- - 


- -- - - - - -- 
10 


- 


-- - - - 


- - - 


- - - - 
लागू नहीं होता 

- - - -- - - 


लागू नहीं होता 
- - 


- - - - - - - 

--- - - - -- - -- - - - - - - - -- 


दो वर्ष 
-- - - 


- 


- - - 


- 


- - 


12 


- 


- - - - - 


- - 


- - 


- - - - 


- - 


- - - - 


- - 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति । 
द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न आमेलन किया जाएगा 
पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 

- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - ---- - - - -- - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रति प्रोन्नति . ऐसा आशुलिपिक श्रेणी I जिसने उस श्रेणी मे तीन वर्ष नियमित सेवा की है । 
नियुक्ति / आमेलन द्वारा 

टिप्पण - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में , जिन्होंने अपनी अहंक / पात्रता सेवा पूरी कर 

ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी 
विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अहंक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित 
अर्हक / पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से , इनमें से जो भी कम हो , कम न हो और 
उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित , जिन्होंने ऐसी अहंक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है , 
अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । 
प्रतिनियुक्ति / आमेलन 
केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी : 
( क ) (i ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं , या 
( ii ) जिन्होंने 5000 - 8000 रुपये के वेतनमान में तीन वर्षनियमित सेवा की है, और 
( ख ) जिनके पास आशुलिपि ( हिन्दी/ अंग्रेजी ) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति है । 


3709GI/ 2001 - - 5 


722 


THE GAZETTE OFINDIA: DECEMBER 15, 2001/ AGRAHAYANA 24, 1923 


[ PART II - SEC. 4] 


- - - - 


- 


- 


12 . 


टिप्पण - प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ 
विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की 
अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा नियुक्ति के 
अधिकतम आयु - सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


लिए 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक संवा आयोग से परामर्श किया जाएगा 


13 


14. 


प्रोन्नति करने के लिए समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति जब अधिकारी आमेलन के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के 

क्षेत्र में है तब संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है 
1. उप महानिदेशक ( कार्मिक ) प्रमुख इंजीनियर शाखा, सेना 
मुख्यालय 

- अध्यक्ष 
2 . समूह क अधिकारी जो अधीक्षण इंजीनियर के रैंक से 
नीचे के म हो या समतुल्य, प्रमुख इंजीनियर शाखा, सेना 
मुख्यालय 

- सदस्य 
3. समूह क अधिकारी जो कार्यपालक इंजीनियर के 
रैंक से नीचे के न हों या समतुल्य 

- - सदस्य 
[ फा. सं. पीसी 85605 / 4/ पीएस/ आरआर/ सीएससीसी/ 568 / डी /नियुक्ति ] 

वी. ए. चावड़ा, अवर सचिव 
New Delhi, the 16th October , 2001 
S. R . 0 . 239. - -In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution. andin super 
session of the Army (Stenographer Grade I) Recruitment Rules , 1983 . except as respects things donc or omitted to be 
done before such supersession , the Presidenthereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the 
post of Stenographer Grade I in the Military Engineer Services, Ministry of Defence , namely : 

_ l. Short title and commencement : - -( 1) These rules may becalled the Military Engineer Services ( Stenogra 
pher Grade I) Recruitment Rules , 2001. 

___ (2 ) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette . 

2 . Number of posts , classification and scale of pay : -- The number of said posts , their classifications, and the 
scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2 ) to (4 ) of the Schedule annexed to these rules. 

3 . Method of recruitment, age limit , and other qualifications etc . : — Thc method of recruitment, age limit 
and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 ot 14 of the Schedule aforesaid . 

+ . Disqualification : -- 
No person. -- 
(a ) who has cntered into or contracted a marriage with a person having a spouse living : or 

(b ) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person . 
shall be cligible for appointment to any of the said posts : 

Provided that the CentralGovernmentmay. if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing . exempt any person 
from the operation of these rules . 

5 . Power to relax : - Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient to do so , it 
may . by order , and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission . 
relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons. 


( 471 II - U 


4 ] 


STT TT 49 : faYeR 15, 2001/3664924 , 1923 


723 


6 . Savings : - Nothing in these rules shall effect reservations, Relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes , Ex - Serviceman , and other special categories of 
persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard . 

SCHEDULE 


Classification 


Name of the 
posts 


Scale of pay 


Number of 
posts 


Whether selection by 
merit or - selection -cum 
seniority or non 
selection post 


Non Selection 


Stenographer 
Grade- I 


Rs. 5500 - 175 

9000 


107 * (2001) 
* Subject to 
variation 
dependent on 
workload . 


General Central 
Service , Group B 
Non -Gazetted 
Ministerial 


Age limit for 
direct 
recruits 


Educational and other 
qualifications required for 
direct recruits 


Period of probation , 
if any 


Whether benefit 
of added years 
of service admissi- 
ble under Rule 
30 of Central 
Civil Services 
(Pension ) Rules, 
1972 . 


Whether age and edu - 
cational qualifications 
prescribed for direct 
recruits will apply in 
case of promotees 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


Two years . 


In case of recruitment by promotion /deputation /absorption , grades from 
which promotion /deputation /absorption to be made 


Method of recruitment whether by 
direct recruitment or by promotion 
or by deputation absorption 
and percentage of the posts to 
be filled by various methods 


12 


Promotion failing which by Deputation / Absorption 


Promotion 
Stenographer Grade- II with three years regu 
lar service in the grade 
Note . Where juniors who have completed their 
qualifying/ eligibility service are being considered 
for promotion , their seniors would also be con 
şidered . provided they are not short of the requi 
site qualifying/ eligibility service by inore than 
half of such qualifying / eligibility service or two 
years which ever is less and have successfully 
completed their probation period for promotion 
to the next higher grade alongwith their juniors 
who have already completed such qualifying/cli 
gibility service . 
Deputation /absorption 
Officers of the Central Government : 
(a )(i) Holding analogous posts on regular basis : 

OR 


724 


THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 15 , 2001 /AGRAHAYANA 24 , 1923 


[Part II --- SEC . 41 


= 


= 


11 


12 


(ii ) With three years regular service in the pay 
scale of Rs. 5000 - 8000 : 

AND 
(b ) Possessing the speed of 100 words per minute 
in stenography (Hindi/English ). 
Note : The departmental officers in the ſceder 
category who are in the direct linc of promotion 
shall not be eligibile for consideration for appoint 
ment on deputation . Similarly , deputationists shall 
not be eligible for consideration for appointment 
by promotion . Period of dcputation including 
period of deputation in another ex -cadre post held 
immediately preceding this appointment in the 
same or some other organisation /department of 
the Central Government shall ordinarily not to 
exceed three years . The maximum age limit for 
appointment by Deputation / absorption shall be 
not exceeding 56 years as on the closing date of 
receipt of applications. 


If a Departmental Promotion Committee exists what is its 
composition 


Circumstances in which Union Public Service 
Commission is to be consulted in making 
recruitment. 


13 


14 


Group B Departmental promotion Committee for promotion : 
1. Deputy Director General (Personnel), Engineer- in 

Consultation with Union Public Service Com 
Chiefs Branch ArmyHeadquarters 

- Chairman mission necessary , when an officer is in the 
2. Group A Officers not below the rank of SE , or equivalent, field of consideration for appointment on ab 

Enginer- in -Chiefs Branch , Army Headquarters - Member Sorption basis . 
3 . Group A Officer not below the rank of EE or 
equivalent 

- Member 
[P . No. PC 85605/4 /PS /RR /CSCC / 568 /D (Apptts) ] 

V . A . CHAVDA , Under Secy . 
शुद्धिपत्र 

format, 22 74RTE , 2001 
T.FA .31. 240. - 14194, 417 II, US 4 urtu 10 ATET, 2001 # YS FUA 227 -228 

T y ra 4700 R 
TH =1614 3T . FT. 941. 31 RTE 29 FARR , 2000 i fares 1 39f4H ( 1) # " 2000 " FRA TX " 2001 " To 

[ 51. . V/33971/443 / 942- 11 ] 

एन . के. फूकन, उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 
CORRIGENDUM 

New Delhi, the 22nd November, 2001 
S . R . O . 240 . - In the notification of Government of India in the Ministry of defence S .R . O . 31 dated the 29th 
December , 2000 , published at pages 227 -228 of the Gazette of India , Part II, Section 4 dated the 10th March , 2001, in sub 
rule ( 1) of rule 1, for " 2000 " , read " 2001". 

( File No. A /33971 /CAO / R - II ] 
N . K . PHUKAN , Dy. Chief Administrative Officer 


- -- - - - 

- 


- 


- 


Printod by the Manager , Govt of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Dolhi- 110054 , 


2482 


24 82 


